निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 10 


19 फाल्गुन 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

9 मार्च 2016 ( ई ० ) 


उक्त 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
भाग-1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन, आई 0ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 और 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0 - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि। 

10-10 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

11-11 


--- 


उच्च 


न्यायालय 


सूचनाएं 


--- 


2 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

5 दिसम्बर 2015 
सं ० 468 नि 0 श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली ( हाजीपुर) को समस्तीपुर 
के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । किन्तु वे उक्त पद पर अपना योगदान 
वर्तमान पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सेवानिवृति के पश्चात देंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 5th December 2015 
No. 468 A- Shri Subodh Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur 
is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur but he shall assume his charge as 
such on superannuation of the present incumbent. 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


5 दिसम्बर 2015 
सं ० 469 नि 0 श्री मदन किशोर कौशिक , निबंधक (नियुक्ति ), पटना उच्च न्यायालय, पटना को स्थानान्तरित श्री 
रामश्रेष्ठ राय के स्थान पर लखीसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 5th December 2015 
No. 469 A - Shri Madan Kishore Kaushik , Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Lakhisarai vice Sri R.S. Roy , since transferred . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


5 दिसम्बर 2015 
सं ० 470 नि 0 — श्री अरूनेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, वर्तमान में सी.बी.आई. न्यायाधीश, पटना को 
सुपौल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

न्यायालय के निर्गत पूर्व अधिसूचना सं0 459 नि 0 दिनांक 30.11.2015 जिसके द्वारा श्री सिंह को लखीसराय के 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया था , को वापस लिया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


3 


The 5th December 2015 
No. 470 A — Shri Arunendra Singh , Principal Judge , Family Court presently working as C.B.I. 
Judge , Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Supaul. 

Court s earlier notification no. 459A dated 30.11.2015 appointing Sri Arunendra Singh as District 
and Sessions Judge of Lakhisarai is hereby recalled . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


10 दिसम्बर 2015 
सं ० 476 नि 0 - उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
स्तंभ -3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं0-1806 / जे. दिनांक 13.04.1992 तथा 1604 / जे . दिनांक 
21.04.1999 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों के निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की 
जाती है 

इन्हें अपने - अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है , 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

इन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं0 में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित 
विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ -3 में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ -4, में उल्लिखित है, के 
पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन 

क्षेत्राधिकार 
सं ० 

का स्थान 


क्रम 


मुख्यालय 


1 


3 


4 


1 . 


2 
श्री पाण्डेय ऋशि कान्त सिन्हा, पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, 

पटना 
अवर न्यायाधीश प्रथम - सह - अपर मुख्य न्यायिक बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, 
दंडाधिकारी, पटना 

भागलपुर , बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया 
श्री परिमल कुमार मोहित, अवर न्यायाधीश पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार , 

पूर्णिया 
प्रथम - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद 

कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


2 . 


The 10th December 2015 
No. 476 A- The High Court have been pleased to confer upon the Officers named in column no . 
2 of the table given below , the powers for trial or to commit for trial of cases with respect to the offences 
under the acts as mentioned in law Department memo nos. 1806 /J, dated 13.04.1992 and 1604 /J, dated 
21.04.1999 for the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the given 
table. 

The Court are further pleased to confer upon them the powers to take cognizance of such cases 
which they have been authorized to try . 

These officers are also appointed to act as Presiding Officer of Special Court established with 
headquarters as mentioned against their names in column no . 4 of the table , having Jurisdiction as 
mentioned in column no . 3 , for trial of cases relating to Economic Offences under the Act mentioned in 
the Law Department s aforesaid memos. 
Si. Name of the Officers with 

Territorial Jurisdiction Headquarter of 
Nol designation and place of posting 

the Court 
1. | Sri Pandey Rishikant Sinha, Patna , Nalanda , Rohtas , Bhabhua , 

Patna 
Sub Judge-I- cum- A.C.J.M.- cum Bhojpur, Buxar , Gaya, Jehanabad , 
A.S.J .. Patna 

Aurangabad , Nawadah , Bhagalpur , 
Banka , Munger, Jamui and Khagaria 


4 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


SI. Name of the Officers with 
Nol designation and place of posting 
2. | Sri Parimal Kumar Mohit , Sub Judge 

I -cum- A.C.J.M.- cum- A.S.J ., Purnea 


Territorial Jurisdiction 

Headquarter of 

the Court 
Purnea , Araria , Kishanganj, Katihar , Purnea 
Saharsa , Supaul and Madhepura 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


11 दिसम्बर 2015 
सं ० 477 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्रम सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 

3 . 
श्री हरे राम, मुंसिफ , मसौढ़ी । 

पटना 
उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार 

सिन्हा , महानिबंधक । 


1 . 


2 . 


1 . 


The 11th December 2015 
No. 477 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil 
Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their names in column no . 3 of the table. 

Si. Name of Officers with designation and present place Name of the 
No. of posting with judgeship 

District 
1 2 

3 
1 . Sri Hare Ram , Munsif , Masaurhi 

Patna 


By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


क्रम सं ० 


2 


1 
1 


17 दिसम्बर 2015 
सं ० 496 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 

3 
रश्मी प्रसाद, मुंसिफ , हिलसा 

नालंदा 
श्री द्विजेन्द्र कुमार, मुंसिफ , अरेराज 

पूर्वी चम्पारण 
श्री रंजीत कुमार, मुंसिफ , सासाराम 

रोहतास 
श्री निशांत कुमार प्रियदर्शी मुंसिफ , रक्सौल, मोतीहारी 

पूर्वी चम्पारण 
श्री कृश्ण कुमार चौधरी, मुंसिफ , किशनगंज 

किशनगंज 
श्री बजरंग कुमार चौधरी, मुंसिफ , बरसोई, कटिहार 

कटिहार 
श्री कौशलेंद्र कुमार शुक्ल , मुंसिफ , दाऊदनगर 

औरंगाबाद 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद 

कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


5 


1 


The 17th December 2015 
No. 496 A— In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs (Civil 
Judge, Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their respective names in column no. 3 of the 
table . 

Si. Name of Officers with designation and present place of Name of the District 
No. 

posting with judgeship 
2 

3 
Ms. Rashmi Prasad , Munsif, Hilsa 

Nalanda 
2 Sri Dwijendra Kumar, Munsif , Areraj 

East Champaran 
3 Sri Ranjeet Kumar, Munsif , Sasaram 

Rohtas 
4 Sri Nishant Kumar Priyadarshi,Munsif , Raxaul atMotihari East Champaran 
5 Sri Krishna Kumar Choudhary , Munsif, Kishanganj 

Kishanganj 
6 Sri Nishant Kumar Priyadarshi, Munsif, Barsoi, Katihar 

Katihar 
7 Sri Kaushlendra Kumar Shukla, Munsif, Daudnagar 

Aurangabad 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


1 


. 


18 दिसम्बर 2015 
सं ० 497 नि 0 — न्यायालय की अधिसूचना सं 0 451 नि 0 दिनांक 30.11.2015 जो ज्ञाप संख्या - 67802-67829 दिनांक 
30.11.2015 के तहत निर्गत है को , जहाँ तक इसका संबंध श्री अजीत कुमार पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी 
को बेगुसराय न्यायमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंध है, एतद् द्वारा 
वापस लिया जाता है 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


। 


The 18th December 2015 
No. 497 A - The Court s notification no . 451A dated 30.11.2015, issued vide Memo No. 
67802-67829 dated 30.11.2015 , so far as it relates to transfer and posting of Sri Ajit Kumar Pandey , 
Additional District and Sessions Judge , Madhubani as Additional District and Sessions Judge of 
Begusarai, is hereby recalled . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


18 दिसम्बर 2015 
सं ० 498 नि 0 श्री मो 0 शाहिद रईस, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ को पटना के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

न्यायालय की पूर्व अधिसूचना सं0 451 नि 0 दिनांक 30.11.2015 जो ज्ञाप संख्या - 67802-67829 दिनांक 30.11.2015 
के तहत निर्गत है को , जहाँ तक इसका संबंध श्री मो 0 शाहिद रईस, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ के 
नौगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है, वापस लिया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 18th December 2015 
No. 498 A- Sri Md. Shahid Rais, Additional District and Sessions Judge, Biharsharif is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna . 


6 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


Court s earlier notification no . 451 A dated 30.11.2015 issued vide Memo No. 67802-67829 dated 
30.11.2015 , so far as it relates to transfer and posting of Sri Md. Shahid Rais , Additional District and 
Sessions Judge , Biharsharif as Additional District and Sessions Judge of Naugachia , is hereby recalled . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


18 दिसम्बर 2015 
सं ० 499 नि 0 - न्यायालय की अधिसूचना सं0 451 नि 0 दिनांक 30.11.2015 जो ज्ञाप संख्या - 67802-67829 दिनांक 
30.11.2015 के तहत निर्गत है को , जहाँ तक इसका संबंध श्री राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ 
को पटना न्यायमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंध है, एतद् द्वारा वापस 
लिया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 18th December 2015 
No. 499 A - The Court s notification no . 451A dated 30.11.2015 , issued vide Memo No. 
67802-67829 dated 30.11.2015 , so far as it relates to transfer and posting of Sri Raghvendra Mani 
Tripathi, Additional District and Sessions Judge , Bhabhua as Additional District and Sessions Judge of 
Patna , is hereby recalled . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


क्रम 


2 . 


18 दिसम्बर 2015 
सं ० 500 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 
सं ० 
1 . 

3 . 
1 श्री ब्रिजेश मणि त्रिपाठी, मुंसिफ , जहानाबाद | 

जहानाबाद 
संगीता रानी, मुंसिफ , पटना । 

पटना 
श्री शशि भूषण कुमार, मुंसिफ , मधुबनी । 

मधुबनी 
श्री रबि शंकर, मुंसिफ , मधुबनी । 

मधुबनी 
क्षिप्रचला अंजली, इजराय मुंसिफ , पटना । 

पटना 
सीमा कुमारी, मुंसिफ, पटना । 

पटना 
श्री किशोर कुणाल, मुंसिफ , अरवल । 

जहानाबाद 
उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


The 18th December 2015 
No. 500 A- In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs ( Civil 
Judge, Junior Division ) named in column no. 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their respective names in column no . 3 of the 
table. 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


7 


Name of the District 


1 


Sl. No Name of Officers with designation and present place 

of posting with judgeship 
1 

2 
Sri Brijesh Mani Tripathi,Munsif, Jehanabad 
2 Ms. Sangeeta Rani , Munsif, Patna 
3 Sri Shashi Bhushan Kumar, Munsif ,Madhubani 
4 Sri Rabi Shanker , Munsif, Madhubani 
5 Ms. Kshiprachala Anjalee , Execution Munsif, Patna 
6 Ms. Seema Kumari, Munsif, Patna 
7 Sri Kishor Kunal, Munsif, Arwal 


3 
Jehanabad 

Patna 
Madhubani 
Madhubani 

Patna 

Patna 
Jehanabad 


By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


19 दिसम्बर 2015 
सं ० 501 नि0— श्री रवि रंजन, अवर न्यायाधीश-II , डुमराँव, बक्सर ( जो वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी 
(कम्प्यूटराइजेशन) के रूप में पटना उच्च न्यायालय से जुड़े हैं ) को राज्य के ज्ञापांक संख्या 15-06 / 2015 सा 0 प्रा 0 15214 
दिनांक 14.10.2015 के आलोक में सृजित एक पद , विशेष कार्य पदाधिकारी ( कम्प्यूटराइजेशन) के पद पर माननीय मुख्य 
न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं , जो उनके पद ग्रहण के दिनांक से प्रभावी होगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 19h December 2015 
No. 501 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ravi Ranjan , Sub Judge -II, 
Dumraon , Buxar (who is presently attached to Patna High Court, Patna to perform as OSD 
(Computerization ) as Officer on Special Duty (Computerization ), Patna High Court , Patna against the one 
post of OSD (Computerization ) created vide memo no . 15-06 /2015 Sa. Pra . 15214 dated 14.10.2015 with 
effect from the date he assumes charge of his office . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


19 दिसम्बर 2015 
सं ० 502 नि 0 श्री कृष्ण गोपाल , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद ( जो वर्तमान में विशेष कार्य 
पदाधिकारी ( इन्फ्रास्ट्राक्चर) के रूप में पटना उच्च न्यायालय से जुड़े हैं ) को राज्य के ज्ञापांक संख्या 15-05 / 2015 सा 0 प्रा 0 
16066 दिनांक 10.11.2015 के आलोक में सृजित एक पद , विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्राक्चर) के पद पर माननीय मुख्य 
न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं , जो उनके पद ग्रहण के दिनांक से प्रभावी होगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


The 19th December 2015 
No. 502 A- Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Krishna Gopal, Judicial 
Magistrate 1st Class , Jehanabad ( who is presently attached to Patna High Court , Patna to perform as OSD 
( Infrastructure ) as Office on Special Duty ( Infrastructure ), Patna High Court, Patna against the one post of 
OSD (Infrastructure ) created vide memo no . 15-05 /2015 Sa. Pra. 16066 dated 10.11.2015 with effect 
from the date he assumes charge of his office . 

By Order of the High Court, 
V.K. Sinha, Registrar General. 


8 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 

21 दिसम्बर 2015 
सं ० 503 नि 0 श्री योगेश नारायण सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को भोजपुर, आरा के अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 21st December 2015 
No. 503 A - Sri Yogesh Narayan Singh, Additional District and Sessions Judge, Khagaria is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


22 दिसम्बर 2015 
सं ० 504 निo— अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री सुनील कुमार-II, सब जज , कैमुर, भभुआ एवं श्री 
नीरज किशोर , सब जज , समस्तीपुर की सेवायें, अवर सचिव - सह - उप विधि परामर्शी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार 
सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है । जिनकी प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद 

कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 22th December 2015 
No. 504 A - On being relieved of their present assignment, the services of Sri Sunil Kumar- II , 
Sub Judge, Kaimur at Bhabhua and Sri Niraj Kishore , Sub Judge , Samastipur are placed at the disposal of 
the State government in the Department of General Administration , Patna on their appointment as Under 
Secretary -cum - Deputy Legal Remembrancer in the Law Department of the Government of Bihar on 
deputation basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


22 दिसम्बर 2015 
सं ० 505 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
सं ० वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 
3 

4 
1. श्री दीपांशु श्रीवास्तवा, अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

गया 
अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, ब ) गया 
रोसड़ा ( समस्तीपुर ) । 

स ) गया 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 22th December 2015 
No. 505 A — The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is appointed as JudicialMagistrate in the Judgeship and station mentioned 
in column no . 3 of the table . 


1 


2 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


9 


Further in exercise of the powers conferred under Sub- Section ( 3) of Section 11 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the officer named 
below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in 
column no . 4 of the table . 

SI . Name of the Officer with a ) Designation at the new station . Name of the 
No. designation and present b ) Place where the Officer is to be District 
place of posting 

ordinarily stationed . 
c ) Name of the Judgeship in which 

posted . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 Sri Deepanshu Srivasatva , a ) Judicial Magistrate 

Gaya 
S.D.J.M., Rosera , Samastipur b ) Gaya 

c ) Gaya 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


22 दिसम्बर 2015 
सं ० 506 नि 0 — न्यायालय के पूर्व अधिसूचना संख्या 427 नि 0 दिनांक 17.10.2015 जो ज्ञापंक संख्या 61514-61601 
दिनांक 17.10.2015 के द्वरा निर्गत किया गया था जिसका संबंध श्री विकाश मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के 
स्थानांतरण और पदस्थापन से है को उपर्युक्त मद में वापस लिया जाता है । 
शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 


The 22th December 2015 
No. 506 A- Court s earlier notification no . 427A dated 17.10.2015 issued vide memo no . 
61514-61601 dated 17.10.2015 so far as it relates to transfer and posting of Sri Vikash Mishra, Judicial 
Magistrate 1st Class, Buxar is hereby recalled in aforesaid terms. 
Remaining entries will be intact. 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 253 — मैं , अभिषेक कुमार पिता राम दूबे निवासी भिखना पहाड़ी (पक्का बाड़ी), पो. - बांकीपुर थाना 
पीरबहोर , पटना, बिहार शपथ पत्र संख्या- 13 दिनांक 28.8.15 द्वारा सूचित करता हूं कि आज से मैं अभिषेक दूबे नाम से 
जाना जाऊगां । 


अभिषेक कुमार । 


No. 253—1, Abhishek Kumar S /O Ram Dubey R /O Bhikhana Pahari (Pakka Bari ), P.O -Bankipur 
P.S -Pirbahore Dist -Patna -800004 Bihar declare Vide Affidavit No :13 Dated 28.08.2015 that now 
onwards I shall be known as Abhishek Dubey. 

ABHISHEK KUMAR . 


सं ० 254 — मैं , अजय कुमार, पिता - रामसागर सिंह , पता- नन्द भवन , जी जी एस अस्पताल , मोगलपुरा, छोटी 
बाजार, थाना - खाजेकलाँ, पटना-08, बिहार शपथ पत्र सं ० 16008, दिनांक 04.11.2015 के अनुसार आज दिनांक 05.11 . 
2015 के बाद से मै अजय कश्यप के नाम से जाना जाउँगा । 

अजय कुमार । 
No. 254 - I, Ajay kumar , S/o Ramsagar Singh, R/ o Nand Bhawan, G G S Hospital, Mogalpura, 
Chhoti Bazar, PS -Khajekalan , Patna -08 , Bihar. I shall be known as Ajay Kashyap w.e.f. 05.11.2015 
onwards vide Affidavit No 16008 / 04.11.2015 for all purposes . 

AJAY KUMAR. 


No. 267- I, Sanjeev Tendulkar S/o Sunil Kumar R/o Mourya Vihar Colony Transport nagar 
Patna - 26 will be known as Sanjeev kumar vide Affidavit no . 595 Dated 14-01-2016 . 

SANJEEV TENDULKAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 +100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 मार्च 2016 


11 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


आदेश 
26 फरवरी 2016 


सं 0 कौन / भी -102 / 07( छाया ) 64 / सी 0 — विभागीय अधिसूचना सं 0 कौन / भी -102 / 2007 ( छाया ) 86 / सी दिनांक 
21.05.14 द्वारा स्व 0 कपिलदेव सिंह, भूतपूर्व सहायक आयुक्त के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या- 025/2007 दिनांक 
23.02.2007 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया । 

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम 11(2) के प्रावधान के तहत स्व ० 
कपिलदेव सिंह, भूतपूर्व सहायक आयुक्त के निलम्बन अवधि दिनांक 23.02.2007 से 14.07.2011 तक जिसमें दिनांक 
23.02.2007 से 08.05.2007 तक की हिरासत अवधि भी शामिल है, का विनियमन किया जाता है । 

उक्त के आलोक में स्व 0 कपिलदेव सिंह को निलम्बन की तिथि से मृत्यु की तिथि तक के लिए कर्त्तव्य पर मानते 
हुए सारे प्राप्त वेतन - भत्तों ( पूर्व में लिये गये भुगतान तथा ऋणों एवं बकायों ) को घटाकर भुगतान किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


